रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L. 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 . 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 32 ] 
No. 32 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 7 , 2011/ माघ 18 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7 , 2011/ MAGHA 18, 1932 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 7 फरवरी , 2011 
सं. यू - 23013 / 14 / 06 - एल . डब्ल्यू. - इस मंत्रालय के संकल्प संख्या यू - 23013/19/ 99 - एल. डब्ल्यू. दिनांक 29 नवम्बर , 2000 
का अधिक्रमण करते हुए और ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा एक समिति का गठन करती है जो रेल कोच कारखाना , कपूरथला में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार 
करेगी । 

2. समिति का संघटन निम्नानुसार होगा : 
( 1 ) श्री रखालदास गुप्ता , 

- सदस्य 
महासचिव , 
उत्तर सीमांत रेलवे मजदूर संघ 

पांडु, गुवाहाटी -781012 ( असम ) 
( 2 ) श्री राम मूरत , 

- -- सदस्य 
सहायक महासचिव , 
( राष्ट्रीय भारतीय रेलवे परिसंघ ) ,. . . 
संख्या 149, न्यू रेलवे कालोनी , 
( पटना जीपीओ के सामने ) 

पटना -800001 (बिहार ) 
( 3 ) श्री ए. के . निगम , 

-- सदस्य 
सलाहकार ( औद्योगिक संबंध ) , 
रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली- 110001 
( 4 ) श्री एच. एस. पसरीचा , 

— सदस्य 
अध्यक्ष , 
भारतीय बिल्डर्स संघ, दिल्ली क्षेत्र , 
203 , आशीर्वाद काम्पलैक्स , डी -1, ग्रीन पार्क , 
नई दिल्ली -110016 


449 GI/2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEc . 1] 
( 5) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( के. ) , 

- सदस्य - संयोजक 
चंडीगढ़ 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
___ " रेल कोच कारखाना , कपूरथला, पंजाब में विभिन्न प्रकार के रेल यात्री कोचों की विनिर्माण प्रक्रिया में ठेका प्रणाली के कार्यकरण 
का अध्ययन करना और उपयुक्त सिफारिश करना कि उक्त प्रतिष्ठान के उक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को ठेका 
श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । " 

4. समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा । समिति पक्षकारों की नये सिरे से सुनवाई करेगी , अतिरिक्त अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत 
करने की अनुमति देगी और अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

डी . सी . बिजलवान , सचिव 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 7th February , 2011 
No. U -23013/14/06- LW . - In supersession of this Ministry s Resolution No. 23013/19 / 99 -LW dated 29th November, 
2000 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 , the 
Central Advisory Contract Labour Board herby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract 
labour in the establishmentof Rail Coach Factory, Kapurthala . 

2 . The Composition of the Committee will be as under : 
( 1) Shri Rakhal Das Gupta ,General Secretary, 

--- Member 
Northern Forntier Railway Mazdoor Union , Pandu , 

Guwahati- 781012 (Assam ) 
(2 ) Shri Ran Murat , 

-~ - Member 
Assistant General Secretary , 
(National Federation of Indian Railways ), 
No. 149, New Railway Colony (OP-Patna GPO ), 

Patna- 800001 (Bihar ) 
(3 ) Shri A. K . Nigam, 

- Member 
Advisor (Industrial Relations ), 
Ministry of Railways (Railway Board ), 

New Delhi-110001 
( 4) ShriH. S. Pasricha, Chairman , 

- Member 
___ Builder Association of India ( Delhi Centre ), 

203 , Ashirwad Complex , D - 1,Green Park , New Delhi- 110016 
(5) Regional Labour Commissioner (Central), 

- Member- Convener 
Chandigarh 
3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in manufacturing process of various type of Rajlway 
Passenger Coaches in the establishment of Rail Coach Factory , Kapurthala, Punjab and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs /works in the said 
establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 

Abolition) Act, 1970 ". 

4. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh . The Committee shall hear the parties afresh , allow 
submissions, if any and submit its report within three months. 

D. C. BIJALWAN, Secy. 


संकल्प 

नई दिल्ली , 7 फरवरी, 2011 
सं. यू- 23013/ 21/ 2010- एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय तेल निगम लि . दुर्गापुर , पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इंडेन बॉटलिंग 
प्लांट के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 


. 


५ 


Papsi 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे : 
( 1 ) श्री रमेन्द्र कुमार , 

--- सदस्य 
सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और महा सचिव , 
भारतीय खनिज कर्मकार महासंघ , 

भुरकुंडा, रामगढ़, झारखण्ड 
( 2 ) श्री ए. के . निगम , 

-~- सदस्य 
सलाहकार ( औद्योगिक संबंध) , 
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) 
रेल भवन , 

नई दिल्ली - 110001 
(3) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( के . ), 

- सदस्य - संयोजक 
___ कोलकाता 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे : 

" दुर्गापुर इंडेन बोटलिंग प्लांट , दुर्गापुर ( पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में भंडारण, ढेर लगाने, ढेर हटाने, भरने , पुनः भरने , लादने और 
उतारने , स्थानांतरण, सिलेंडर चढाने , बैरल के निथारण और एलपीजी वितरण के जॉब्स / कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के अध्ययन के 
लिए उक्त प्रतिष्ठान में उपयुक्त जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को 

ध्यान में रखते हुए ठेका श्रम नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं इसके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करना। " 

4. इस समिति का मुख्यालय आसनसोल में होगा। यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी , प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, की 
अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी। 

- डी. सी . बिजलवान , सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 7th February, 2011 
No. U - 23013/ 21/10-LW. - In exercise ofthe powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishments of Durgapur Indane Bottling Plant of Indian Oil Corporation , 
Limited, Durgapur, West Bengal. 

2. The Composition of the Committee and its terms of reference will be as under :--- 
( 1) Shri Ramendra Kumar, 

- -Member 
Secretary, 
All India Trade Union Congress andGeneral Secretary, 
Indian Mine Workers Federation , 
Bhurkhunda Ramgarh , Jharkhand 


- Member 


(2 ) Shri A . K . Nigam , 

Advisor ( Industrial Relations ), 
Ministry ofRailways (Railway Board) 
Rail Bhawan , 
New Delhi- 110001 


(3) The RegionalLabour Commissioner (Central) 

- Member - Convener 
Asansol 
3. The terms of reference of the proposed committee would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of storage, stacking, de- stacking, filling 
refilling, loading and unloading, shifting,mounting cylinders, barrels for decantation , and distribution of LPG in 
the establishments of Durgapur Indane Bottling Plant, Durgapur, West Bengal , afresh and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said 
establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition )Act, 1970 " . 

4. The Headquarters of the Committee will be at Asansol. The Committee shall hear the parties afresh , allow 
submissions, if any and submit its report within three months. 

D. C. BIJALWAN, Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEc. 1] 


--- - सदस्य 


संकल्प 

नई दिल्ली, 7 फरवरी , 2011 
- सं. यू- 23013 / 22 / 2010- एल डब्ल्यू . -- ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा हरियाणा क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम डिपों में ठेका श्रम नियोजन को 
निषिद्ध करने वाली हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 13 ( 4 )/ 84 - 2 एलएबी, दिनांक 29 -11- 1985 की जांच - पड़ताल करने के लिए 
एक समिति का गठन करता है । 

2. इस समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री आर. वी . सुब्बाराव , 

अखिल भारतीय उपाध्यक्ष , 
भारतीय मजदूर संघ , टीआरटी - 141 , 

जवाहर नगर, हैदराबाद - 500020 
( 2 ) श्री ए, के, निगम, 

- - सदस्य 
सलाहकार ( औद्योगिक संबंध ) , 
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) 
रेल भवन , 

नई दिल्ली - 110001 
(3) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( के .) , 

- ~ सदस्य- संयोजक 


चंडीगढ़ 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नवत् होंगे : 

" मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) के दिनांक 11 - 2 - 2010 के पत्र सं. 22 ( 9 ) 2005 - एलएस -III के आलोक में हरियाणा सरकार , 
श्रम और रोजगार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 13 ( 4 )/ 84 - 2 एलएबी, दिनांक 29 - 11 - 1985 की जांच पड़ताल करना तथा 

ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त सिफारिश करना। " 

4. इस समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा । यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, निवेदन , यदि कोई हो , स्वीकार 
करेगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

डी . सी. बिजलवान , सचिव 


RESOLUTION : 

New Delhi, the 7th February, 2011 
No. U -23013/ 22/10 - LW. -- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board herby constitutes a Committee to examine the 
notification No. 13 (4 )/84 - 2 Lab, dated 29 - 11- 1985 issued by the Haryana Government profiting employment of contract 
labour in the FCI Depots in Haryana Region . 

2. The Composition ofthe Committee and its termsof reference will be as under : 
( 1 ) Shri R. V. Subba Rao , 

- Member 
All India Vice-President, 
Bharatiya Mazdoor Sangh , TRT- 141 , 
Jawahar Nagar, 
Hyderabad -500020 


- --Member 


( 2) Shri A. K . Nigam, 

Advisor ( Industrial Relations), 
Ministry of Railways (Railway Board ) 
Rail Bhawan , 
New Delhi- 110001 


-~- Mamber - Convener 


(3) The Regional Labour Commissioner ( Central) 

Chandigarh 


[ भाग - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


3. The terms of reference of the proposed committee would be as follows : -- 

“ To examine the notification No. 13(4) 84-2 Lab . dated 29 - 11 - 1985 issued by the HaryanaGovernmentLabour 
and Employment Department in the light of the Chief Labour Commissioner (Central) s letter No. 22 (9 ) 2005 - LS 
III dated 11 -2 -2010 and make suitable recommendation under the provisions of Section 10 of the Contract 

Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 " . 

4. The Headquarters ofthe Committee will be at Chandigarh . The Committee shall hear the parties afresh , allow 
submissions , if any and submit its report within three months . 

___ D. C. BIJALWAN, Secy. 
संकल्प 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011 
सं. यू - 23013 / 24 / 10 - एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड , अंडमान एवं निकोबार टेलीकॉम सरकल, पोर्ट 
ब्लेयर के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के उत्सादन संबंधी प्रश्न की जांच- पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 


2. इस समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
(1 ) श्री आर. वी . सुब्बा राव , 

- सदस्य 
अखिल भारतीय उपाध्यक्ष , 
भारतीय मजदूर संघ, टीआरटी -141 , 

जवाहर नगर , हैदराबाद - 500020 
( 2 ) श्री ए. के . निगम , 

- सदस्य 
सलाहकार ( औद्योगिक संबंध ) , 
रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड) , 
रेल भवन , 

नई दिल्ली 
(3) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केंद्रीय ), 

- सदस्य- संयोजक 
कोलकाता 
प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे : 
" भारत संचार निगम लिमिटेड , अंडमान एवं निकोबार टेलीकॉम सर्कल, पोर्ट ब्लेयर के प्रतिष्ठान में सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपरों , 
लिपिकों , सफाई, टेलीफोन लाइन की मरम्मत, एसी के रख -रखाव, कार चालक , यांत्रिकी मजदूरों , डाटा इंट्री ऑपरेटरों तथा 
टाइपिस्ट की जॉब्स / कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का नए सिरे से अध्ययन करना तथा उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त 
जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ठेका 
श्रम नियोजन को निषिद्ध कर दिया जाए अथवा नहीं इसके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करना । " . 

इस समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा। यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, निवेदन, यदि कोई हो , 
स्वीकार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

डी . सी . बिजलवान , सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 7th February , 2011 


No. U- 23013/24/10 -LW.--- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishments of Bharat Sanchar Nigam Limited , A & N Telecom Circle , Port 
Blair. 

2 . The Composition of the committee and its terms of reference will be as under : 
(1 ) ShriR. V. Subba Rao, 

Member 
All India Vice -President, 
Bharatiya Mazdoor Sangh , TRT- 141, 
Jawahar Nagar, 
Hyderabad-500020 


4494601 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


(2 ) Shri A . K . Nigam , 

- Member 
Advisor (Industrial Relations), 
Ministry ofRailways (Railway Board ), 
Rail Bhawan , 

New Delhi 
(3) The Regional Labour Commissioner ( Central), 

--Member , Convener 
Kolkata 

3. The terms of reference of the proposed committee would be as follows : 
“ To study the working of contract labour system in the jobs /works of Security Guards, Sweepers , Clerks, Cleaning, 
Telephone line repairing , AC Maintenance, Car Drivers ,Mechanical Mazdoors , Data Entry Operators , and typist 
in the establishment of Bharat Sanchar Nigam Limited , A & N Telecom Circle , Port Blair , afresh and to make 
suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said 
establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 " . 

4. The Headquarters of the Committee will be at Kolkata . The Committee shall hear the parties afresh , allow 
submissions, if any and submit its report within three months. 

D. C. BIJALWAN, Secy. 


संकल्प 

नई दिल्ली , 7 फरवरी, 2011 
सं. यू - 23013 / 25 / 10 - एल डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि ., बर्नपुर , पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठानों 
में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थविषय निम्नवत होंगे : 
( 1) श्री रमेन्द्र कुमार , 

— सदस्य 
सचिव , अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और महा सचिव , 
भारतीय खनिज कर्मकार महासंघ , 

भुरकुंडा, रामगढ़, झारखण्ड 
( 2 ) श्री आर. मोहन दास , 

- सदस्य 
निदेशक ( ( कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) , 
कोल इंडिया लि ., 
10, नेताजी सुभाष रोड , 

कोलकाता - 700001 
(3) कल्याण आयुक्त , 

- सदस्य - संयोजक 
कोलकाता 
3. प्रस्तावित , समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे : 

" धूल चूना की सफाई और दोषपूर्ण वैगन से फैली गंदगी की सफाई , नालों की सफाई, गैस क्लीनिंग प्लांट और चूना अलग 
करने वाले टैंक सभी अन्य सफाई कार्यों, सूअर माउल्ड की आपूर्ति , गैस कटिंग, ब्लास्ट फर्नेस विभाग को ऑक्सीजन सिलिंडर ढोने, 
बैटरी से उत्पादित वस्तुएं , इकाई की सफाई और मरम्मत, इकाई के पात्रों की सफाई और कोयला व्यापार , सफाई कार्यों, कोक ओवन 
विभाग के सामानों को लादने -उतारने और पुनः गैस भरने , कोयला तोड़ने , कोल स्टाफ प्राप्त करने जिसमें कोक - ब्रीज को उतारना 
शामिल है, फैली गंदगी की सफाई , सीएचपी इकट्ठा करने और उसकी सफाई , पावर इंजीनियरिंग और वॉयलर विभाग में पम्प सेक्शन 
चैम्बर की राखों की सफाई , मैकेनीकल इंजीनियरिंग विभाग ( लौह अयस्क ) में स्थायी श्रमिकों के साथ ठेका श्रमिकों के द्वारा किये गये 
सभी कार्य, एसिड निष्प्रभावी करने वाले प्लांट की देखभाल, 40 " मिल, 34 " मिल, 18 " मिल पर सफाई कार्य और सीविल इंजीनियरिंग 
( लौह अयस्क विभाग ) में वैगन मरम्मत सोप , स्मीथी सोप , पम्प हॉउस और कोक ओवन में नालों की सफाई, रद्दी का निस्तारन , 
आपूर्ति और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि., बर्नपुर, पश्चिम बंगाल के , प्रतिष्ठान में लादने और उतारने वाले विभाग में 
जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के अध्ययन के लिए उक्त प्रतिष्ठान में उपयुक्त जॉब्स /कार्यों में ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ठेका श्रम नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं इसके बारे में 
उपयुक्त सिफारिशें करना । " 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


4. इस समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा । यह समिति पक्षकारों को नए सिरे से सुनवाई करेगी, प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, की 
अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

. डी. सी . बिजलवान , सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 7th February, 2011 


No. U -23013/25 /10- LW . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishments of Indian Iron and Steel Co . Limited , Burnpur, West Bengal, 

2 . The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
( 1 ) Shri RamendraKumar, Secretary, 

- Member 
All India Trade Union Congress and General Secretary, 
Indian Mine Workers Federation , 
Bhurkhunda Ramgarh , Jharkhand 


- Member 


(2 ) Shri R . Mohan Das, 

Director (Personnel & Industrial Relations ), 
Coal India Limited, 10, Netaji Subhas Road , 
Kolkata- 700001 


(3) The Welfare Commissioner,Kolkata 


- - Member - Convener 


3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :---- 

“ To study the working ofcontract labour system in the jobs/works of " Cleaning of the dust lime and cleaning 
of spillage from defective wagons, cleaning of drains , gas cleaning plant and lime settling tank , all other 
cleaning jobs, supply of pig moulds, gas cuttings , carrying of oxygen cylinders in Blast Furnace Department, 
Battery bye product, cleaning of units and stitching, cleaning of unit vessels and coal handling, cleaning jobs, 
loading and unloading of materials in Coke oven Department and refuelling, coal breaking , coal stock taking 
including unloading of coke breeze, cleaning of spillage, pilling and cleaning of CHP , cleaning of ash pump 
Section chamber in power Engineering and Boiler Department, all jobs in the Department of Mechanical 
Engineering (Iron and Steel) done by contract labour alongwith permanent labour, maintenance of acid 
neutralisation plant, cleaning jobs at 40 " Mill, 34 Mill 18 " Mill and cleaning at wagon Repair Shop, Srnithy 
shop, Pump House and Drains in Coke Ovenin Civil Engineering ( Iron and Steel) Department , scrap salvage, 
supplying and levelling in the Loading and unloading Department in the establishment of Indian Iron and Steel 
Co . Limited , Bumpur, West Bengal, afresh and to make suitable recommendations whether or not the employment 
of contract labour in the above jobs/works in the said establishmentbe prohibited keeping in view the provisions 

of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970." 

4. The Headquarters of the Committee will be at Kolkata. The Committee shall hear the parties afresh, allow 
submissions, if any and submit its report within three months. 

D. C. BIJALWAN, Secy. 


संकल्प 


नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011 
सं. यू -23013 / 01 / 11 -एल डब्ल्यू . केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड , ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 
1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा सैंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिटयूट ( सीएमईआरआई), दुर्गापुर, 
बर्दवान, पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 


- - सदस्य 


2. इस समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे : 
(1 ) श्री रामेन्द्र कुमार , सचिव , 

अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस एवं महासचिव , 
भारतीय खान कर्मकार परिसंघ , 
भुरकुंडा, रामगढ़ , झारखण्ड 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 _ Sec. 1] 


- 


- 


( 2) श्री आलोक कुमार , 

- सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , सिविल इंजीनियरिंग ( सामान्य ), 
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) 
रेल भवन , 

नई दिल्ली -110001 
(3) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केंद्रीय ), 

---सदस्य - संयोजक 
आसनसोल । 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे : 

" सैंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिटयूट ( सीएमईआरआई) दुर्गापुर , बर्दवान, पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षक और 
सुरक्षा गार्ड संबंधी नौकरियों /कार्यों में ठेका श्रम प्रथा के कार्यचालन का नए सिरे से अध्ययन करना और इस संबंध में उपयुक्त 
सिफारिशें करना कि क्या ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 

उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं। " 

4. इस समिति का मुख्यालय आसनसोल में होगा । यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी , निवेदनों , यदि कोई हों , की 
अनुमति देगी और दो माह के अंदर अपनी रिपार्ट प्रस्तुत करेगी । 

डी . सी. बिजलवान , सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 7th February , 2011 


No. U - 23013/01/ 11-LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishments of Central Mechanical Engineering Research Institute 
( CMERI),Durgapur, Burdwan , West Bengal . 

2 . The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
( 1) Shri Ramendra Kumar , Secretary , 

-- Member 
All India Trade Union Congress and General Secretary, 
Indian Mine Workers Federation , 
Bhurkhunda Ramgarh , Jharkhand 


-~- Member 


(2) Shri Alok Kumar, 

Executive Director , Civil Engineering , ( General ), 

Ministry of Railways ( Railway Board ) 
Rail Bhawan , 
New Delhi- 110001 


(3) RegionalLabour Commissioner (Central) 

- -Member- Convener 
Asansol 
3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works Supervisor and Security Guard, in the 
establishments of Central Mechanical Engineering Research Institute, (CMERI), Durgapur, Burdwan , West 
Bengal, afresh and to make suitable recommendations whether or not the employmentofcontract labour in the 
above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the 

Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act, 1970 ". 

4 . The Headquarters of the Committee will be at Asansol. The Committee shall hear the parties afresh , allow 
submissions, if any and submit its report within twomonths. 

D . C. BIJALWAN, Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


